रजिस्ट्री संडी एल - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L. -33004 / 99 


. 


. 


भारत की राजपत्र 


मत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i ) 
PART II - Section 3 -- Sub-section (ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 694 ] 

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , नवम्बर 18 , 1999 / कार्तिक 27 , 1921 
No. 694 ] NEW DELHI, THURSDAY , NOVEMBER 18 , 1999 /KARTIKA 27 , 1921 

वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1999 
का . आ . 1140( अ ). केन्द्रीय सरकार , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) 
के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में 
उल्लिखित संस्थाओं को अनुमोदित करती है तथा उपरोक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में उल्लिखित पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों तथा उनकी 
अनुमानित लागत को विनिर्दिष्ट करती है तथा उपर्युक्त सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में उक्त धारा 35 क ग के अन्तर्गत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाने 
पाली लागत की अधिकतम राशि को भी विनिर्दिष्ट करती है । 

सारणी 
क्रम सं . संस्था का नाम परियोजना अथवा स्कीम तथा 

धारा 35 क ग के अंतर्गत 
उसकी अनुमानित लागत 

कटौती के रूप में अनुज्ञात 
की जाने वाली लागत की 
अधिकतम रकम 


4 


1. 


2 
भाओराओ देओरस सेवा न्यास , 
सरस्वती कुंज, निराला नगर, 
लखनऊ - 226020, उत्तर प्रदेश 


376. 17 लाख रुपये 


( क ) भाओराओ देओरस हेल्थ साइंस इन्स्टीटयूशन , 

लखनऊ : भूमि की खरीद, भवन निर्माण और 
सुसज्जा वाहनों, उपकरणों, पुस्तकों की खरीद 

और लेक्चर हाल, आडिटोरियम, स्टाफ क्वार्टर्स, 
कार्यालय, कम्प्यूटर कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय , 
होस्टल जैसी सुविधाओं सहित हेल्थ साईस 

इन्स्टीटयूट को चलाना और 
( ख ) भाओराओ देओरस सेवा न्यास , लखनऊ : 

लखनऊ, उत्तर प्रदेश में भवन निर्माण/ औधोगिक 


3392G / 99 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II ---- SEC. 3( ii )]] 


1 2 

प्रशिक्षण संस्थान और प्रशासनिक स्कन्ध के 
अनुदेशकों के आवास के लिए यंत्रों /उपकरणों 
की खरीद, होस्टल तथा मैस का निर्माण, सम्भावित 

लागत 376. 17 लाख रुपए । 
श्री सत्य साई सेन्ट्रल ट्रस्ट प्रसान्थी 

आन्ध्र प्रदेश के महबूबनगर और मेडक जिले में 6600. 00 लाख रुपए 
निलयम, जिला अनन्तपुर , 

पेयजल आपूर्ति परियोजना, सम्भावित लागत 
आन्ध्र प्रदेश । 

6600.00 लाख रुपए । 
श्रीकाकुलम वायोधिकुला संघम् 

श्रीकाकूलम, आन्ध्र प्रदेश में वृद्धाश्रम परिसर के 23 . 93 लाख रुपए 
( श्रीकाकुलम एल्डर्स एसोसिएशन ), लिए भवन का निर्माण, सम्भावित लागत 28. 63 
डी . नं . 7 - 6 - 44 , बुरावाडी थोटा , 

लाख रुपए 
श्रीकाकुलम् , आन्ध्र प्रदेश - 532001 
ईस्ट एण्ड वेस्ट एजूकेशनल सोसाइटी , नियोग, पटना में शिक्षा संवर्धन के लिए मैत्री परि 48. 50 लाख रुपए 
रोड नं . 6/ई, राजेन्द्र नगर, पटना 

योजना और विद्यालय भवन को चलाना, 
800016 

सम्भावित लागत 87.50 लाख रुपए 
5 . मानव कल्याण ट्रस्ट विजलपुर, 

विजलपुर , नवसरी में शारीरिक रूप से विकलांगों 109 . 50 लाख रुपए 
नवसरी, ममता मन्दिर, दांडी कच्छ के लिए कल्याण एवं सुविधा केन्द्र के लिए भवन , ( 25 .00 लाख रुपए की कार्पस 
मार्ग,विजलपुर - नषसरी - 5396450 फर्नीचर का निर्माण बस/फिक्चर की खरीद और ( निधि सहित ) 

उसको चलाना, सम्भावित लागत 109.50 लाख 

रुपए ( 25. 00 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित ) 
6. रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3010 सोशल वेलफेयर तुगलकाबाद इन्स्टीटयूशनल एरिया , नई दिल्ली में 365. 00 लाख रुपए 

सोसाइटी , एम.- 143, ग्रेटर कैलाश रोटरी ब्लॅड बैंक परियोजना स्थापित करने के लिए 
पार्ट - II, नई दिल्ली - 110048 

भवन निर्माण, सुसज्जा करना , उपकरणों की खरीद ; 

सम्भावित लागत 365 .00 लाख रुपए । 
दी तिरुनेलवेली डियोसिजन ट्रस्ट मिलिटरी लाइन, चर्च केम्पस, पालयम - कोटई, 150. 00 लाख रुपए 
एसोसिएशन ( टीडीटीए ) , 

तिरुनेलवेली, तमिलनाडु में वरिष्ठ नागरिकों के ( 100. 00 लाख रुपए की 
पी . ओ. बाक्स -61, पालयमकोटई लिए आश्रम हेतु भवन निर्माण, उपकरणों/ वाहनों की कार्पस निधि सहित ) 
627002, तमिलनाडु । 

खरीद और उसको सुसज्जित करना एवं चलाना , 
सम्भावित लागत 150 .00 लाख रुपए ( 100.00 

लाख रुपए की कार्पस निधि सहित ) 
2. यह अधिसूचना सारिणी में उल्लिखित परियोजनाओं अथवा स्कीमों के संबंध में विनिर्धारण वर्षों 2000 - 2001 , 2001 - 2002 और 
2002 - 2003 से संबंधित तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी । 


[ सं . 11126 / फा . सं . रा. स. - 93/ 99 ] 
पोमेला बी . प्रसाद, निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 18th November, 1999 
S . O . 1140( E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) rend with clause( b ) of the Explanationto 
section 35AC of theIncome -tax Act. 1961 (43of 1961 ),thcCentral Government ontherecommendations of the National 
Committee, hereby approves the institutions mentioned in column ( 2 ) of the Table below and specifies the eligible projects 
or schemes and the estimated cost thereof as mentioned in column ( 3 ) of the said Table and also specifies in the column 
( 4 ) of the said Table, the maximum amount of such cosi which may be allowed as deduction under said section 35AC , 
namely : 


( 47 II - U 


3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


TABLE 


SI. No . 


Name of the Institutions 


Project or scheme and 
estimated cost thereof 


Maximum amount of 
cost to be allowed as 
deduction under section 
35AC 


3 . 


Bhaorao Deoras Seva Nyas , (a ) Bhaorao Deoras Health Science Institution Rs. 376 .17 lakhs 
Saraswathi Kunj, Nirala Nagar, Lucknow : Purchase of land , construction 
Lucknow -226020 (U . P .). 

of building and furishing , purchase of 
vehicles , equipments, books and running of 
Health Science Institute with facilities like 
lecture hall, auditorium , staff quarters, office , 

computer room , lab , library, hostel ; and 
(b ) Bhaorao Deoras Seva Nyas, Lucknow : 

Construction of building , purchase of instri 
ments/equipments for Industrial Training 
Institute and Administrative Wing Instructors 
accommodation and construction of hostel 
andmess; 
At Lucknow , Uttar Pradesh , likely to cost 

Rs. 376 . 17 lakhs. 
Sri Sathya Sai Central Trust, Drinking Water Supply Project atMahabubnager Rs. 6600 .00 lakhs 
Prasanthi Nilayam , Anantpur and Medak Districts of Andhra Pradesh ; likely to 
District , Andhra Pradesh . 

cost Rs. 6600 .00 lakhs. 
Srikakulam Vayodhikula 

Construction of building for old age home complex Rs. 23 .93 lakhs 
Sangham , ( Srikakulam Elders at Srikakulam , Andhra Pradesh ; likely to cost 
Association ), D .No. 7-6 -44 . Rs. 28 .63 lakhs . 
Burravari Thota , Srikakulam , 
Andhra Pradesh - 532001. 
East and West Educational Society , Maitree Project for promoting education and Rs. 48 .50 lakhs. 
Road No. 6 / E , Rajendra Nagar, running of school building at Neora , Patna ; likely 
Patna - 800X ) 16 . 

to cost Rs. 87 . 50 lakhs. 
Manav Kalyan Trust - Vijalpore Construction ofbuilding. ſurniture . purchase of Rs. 109. 50 lakhs. 
Navsari,Mamta Mandir, Dandi bus/fixtures and running of welfare and aminitics ( including a corpus 
Kutch Marg , Vijalpore -Navsari- centre for the plıysically handicapped at Vijalporc , fund of Rs . 25 .00 lakhs ). 
396450 . 

Navsari , likely to cost Rs. 109 ,50 ( including a 

corpus fund of Rs. 25,00 lakhs ). 
Rotary District 3010 Social Welfare Construction of building, furnishing , purchase of Rs. 385 .00 lakhs. 
Society , M - 143, Greater Kailash equipments for setting up Rotary Blood Bank Project 
Part- II, New Delhi-110048 . at Tughlakabad Institutional Area , New Delhi; 

likely to cost Rs. 385 .00 lakhs . 
The Tirunelveli Diocesan Trust Construction of building, purchase of equipments R $ 150 ,00 lakhs 
Association ( TDTA ), P. O . Box -61, vehicle, furnishing and running of home for (including corpus fund 
Palayamkottai-6270X / 2 , Tamilnadu. senior citizens at Military Line, Church Campus , of Rs. 100).(X ) lakhs). 

Palayamkottai, Tirunelveli, Tanilnadu ; likely to 
cost Rs. 150 .00 lakhs ( including a corpuş fund 
ofRs. 100 , 00 lakhs ). 


5 . 


2 . Thiş notification shall remain inforce for a period of three years in relation to assessment years 2000 - 2001, 2001 
2002 and 2002 - 2003 in respect of projects or schemes mentioned in the Table . 


[No. 11126 /F . No. NC -93/99 ] 
POMELA B . PRASAD ,Director (National Committee) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - - SEC . 3( ii )] 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1999 


का० आ० 1141( अ ). - केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड 
( ख ) के साथ पठित उपधारा ( i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में 
वर्णित निम्नलिखित कम्पनियों को अनुमोदित करती है तथा उपरोक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में वर्णित पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों तथा उनकी 
अनुमानित लागत को विनिर्दिष्ट करती है तथा उपयुक्त सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में उपरोक्त धारा 35 कग के अन्तर्गत कटौती के रूप में अनुज्ञात की 
जाने वाली लागत की अधिकतम रकम को भी विनिर्दिष्ट करती है । 


सारणी 


क्रम सं० 


कम्पनी के नाम 


परियोजना अथवा स्कीम तथा 
उनकी अनुमानित लागत 


धारा 35 क ग के अन्तर्गत कटौती 
के रूप में अनुज्ञात की जाने वाली 
लागत की अधिकतम रकम 


105 . 00 लाख रुपए 


इण्डियन पोटाश लि . तीसरा तल, 
प्रगति टावर, 26, राजेन्द्र प्लेस , 
नई दिल्ली - 110009 


महाराष्ट्र में अमरावती और मध्य 
प्रदेश में छिन्दवाड़ा जिले के वर्षा 
वाले क्षेत्रों में पर्यावरण सुधारने के 
लिए परियोजना, सम्भाषित लागत 
1460. 00 लाख रुपए 
उड़ीसा, क्यिोंझर में स्थित गांव में 
पुलों सड़कों का निर्माण , चिकित्सीय , 
कृषि और शिक्षा की सुविधाओं को 
बढाना और टयूबवेल खुदवा कर पेय 
जल उपलब्ध करवाना, सम्भावित 
लागत 40. 00 लाख रुपए 


टाटा स्पॉज ऑयरन लि . 
डाकखाना जोड़ा, 
जिला -क्यिोंझर , उड़ीसा 


40 . 00 लाख रुपए 


2. यह अधिसूचना उपर्युक्त सारणी में वर्णित परियोजनाओं या स्कीमों के सम्बन्ध में कर निर्धारण वर्ष 2000 - 2001, 2001 - 2002 तथा 
2002 - 2003 के सम्बन्ध में तीन वर्षों की अवधि तक प्रवृत रहेगी । 


[ सं० 11127/ फा० सं०- राष्ट्रीय समिति- 93 /99 ] 


पोमेला बी० प्रसाद, निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 18th November, 1999 


S . O . 1141 ( E ). - Inexcrcise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) read with clause ( b ) of the explanation to 
section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government, on the recommendations of the 
National Committee hereby approves the companies specified in coluinn (2 ) of the Table below and specifies the eligible 
project or scheme and the estimated cost thicrçof as mentioncd in column (3 ) of the said Table and also specifies in the 
column ( 4 ) of the said Table, themaximum amount of such cost which inay be allowed as deduction under said scction 
35AC. 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


TABLE 


Serial Name of the Company 
Number 


Indian Potash Limited , 
3rd Floor, Pragati Tower , 
26 , Rajendra Place, 
New Delhi -110009. 
Tata Sponge Iron Ltd ., 
P. O . Joda, Distt . Keonjhar , 
Orissa. 


Project or schemeand estimated cost 

Maximum amount of 
thereof 

cost to be allowed as 
deduction under section 

35AC 
Project for environment improvement in rainfed Rs. 105.00 lakhs 
areas of Chindwara District, 
Madhya Pradesh and Amrawati, Maharashtra ; 
likely to cost. Rs. 1460. 00 lakhs. 
Construction of road , bridge, promotion of Rs. 40 ,00 lakhs. 
medical facilities, agricultural and education 
and providing of drinking water by digging 
tubewells at Villages in Keonjhar, Orissa : likely 
to cost Rs. 40 ,00 lakhs . 


2. This notification shall remain in force for a period of three years in relation to assessment years 2000 - 2001 , 
2001 - 2002 and 2002 - 2003 in respect of projects mentioned in the Table . 

[ No. 11127/ F. No. NC - 93 /99] 
POMELA B. PRASAD, Director ( National Committee ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 18 नवम्बर , 1999 
का आ० 1142 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व 
विभाग की अधिसूचना दिनांक 16 जनवरी, 1998 के का . आ . 54 ( अ ) में एतद्वारा संशोधन करते हैं , अर्थात् : -- 


उक्त अधिसूचना की सारणी में हिन्दु मिशन अस्पताल चेन्नई से संबंधित क्रम संख्या 7 के समक्ष धारा 35 कग के अधीन कटौती के रूप 
में अनुज्ञात की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित कालम ( 4 ) में शब्दों तथा अंकों के रूप में 30. 00 लाख रुपए और कार्पस निधि 
के स्थान पर 100. 00 लाख रुपए कार्पस निधि प्रतिस्थापित किया जाए यह अधिसूचनानिर्धारण वर्ष 2000 - 2002 से आरम्भ हो कर अगले तीन 
वर्ष की अवधि तक प्रवृत्त रहेगी । 


[ सं. 11128/ फा . स. रा. सं .- 93/99 ] 
पोमेला बी . प्रसाद, निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 18th November , 1999 


S. O . 1142 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) read with clause (b ) of the Explanation 
to section 35AC of the Incomc -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government on the recommendations of the 
National Committee hereby further amends thc Notification of Government of India , Ministry of Finance (Department 
of Revenue ) S .O . 54 (E ) dated the 16th January , 1998 as follows, namely : 

___ In the said notification, in the Table against serial number 7 relating to Hindu Mission Hospital, Chennai, in 
column (4 ) relating to maximum amountof cost to be allowed as deduction under section 35AC, for words and figures 
" Rs. 30. 00 lakhs as corpus fund ", the words and figures " Rs. 100 . 00 lakhs as cropus fund " shall be substituted. 

This notification shall remain in force for a further period of three years beginning with assessment year 2001 
2002 . 


[ No . 11128 / F. No . NC - 93 / 99 ] 
POMELA B. PRASAD , Director ( National Committee ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(ii)] 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1999 
का आ० 1143( अ ). - जबकि आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ 
पठित उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की दिनांक 29 मार्च, 1994 की अधिसूचना का . आ . 
267 ( अ ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने क्रम सं० 5 पर श्री भागवत विद्यापीठ, कृष्णाधाम, सोला, अहमदाबाद द्वारा जिला अहमदाबाद के सोला में जांच , 
दवाइयों का प्रबन्ध , ऑपरेशन से पहले की जांच, सर्जरी द्वारा ऑपरेशन और ऑपरेशन के बाद की देखभाल तथा हस्पताल में दाखिल मरीजों को 
निःशुल्क , खुराक एवं बिस्तरे उपलब्ध कराने और दूर से आने वाले उनके रिश्तेदारों के लिए नि : शुल्क रहने की व्यवस्था करने सहित निःशुल्क 
चिकित्सा उपचार कराने के लिए चलती फिरती डिस्पेन्सरी सहित 200 बिस्तरों वाले निर्मेय तीर्थ नामक हस्पताल के निर्माण को कर निर्धारण वर्ष 
1994 - 95 से आरभ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए के पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट किया था जिसे दिनांक 6 जून, 
1996 के सां०आ0 405 ( अ ) द्वारा करनिर्धारण वर्ष 1997 - 98 से शुरू होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया गया था ; 

और जैसा कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के 6 वर्षों से अधिक चलने की सम्भावना है । 

और राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है , आयकर 
नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उप -मियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को और आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए 
विनिर्दिष्ट करने की एक और सिफारिश की है । 

अतएव अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण को खण्ड ( ख ) के साथ पठित 
उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री भागवत विद्यापीठ, कृष्णाधाम, सोला, अहमदाबाद द्वारा सोला जिला अहमदाबाद में चलाई 
जा रही जांच, दवाइयों का प्रबन्ध, ऑपरेशन से पहले की जांच, सर्जरी द्वारा ऑपरेशन और ऑपरेशन के बाद की देखभाल तथा हस्पताल में दाखिल 
मरीजों को नि : शुल्क , खुराक एवं बिस्तरे उपलब्ध कराने और दूर से आने वाले उनके रिश्तेदारों के लिए नि : शुल्क रहने की व्यवस्था करने सहित 
निःशुल्क चिकित्सा उपचार कराने के लिए चलती फिरती डिस्पेन्सरी सहित 200 बिस्तरों वाले निर्मेय तीर्थनामक हस्पताल के निर्माण वाली स्कीम 

1 लाख , 25 हजार रुपये की अनमानित लागत पर एक पात्र परियोजना और स्कीम के रूप में करनिर्धारण 
वर्ष 2000 - 2001 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की और अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं० 11129 / फा० सं० रा० स० - 93 /99 ] 

पोमेला बी० प्रसाद, निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 18th November, 1999 
S . O . 1143( E ).--- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance number S . O . 
267 (E ) dated the 29th March , 1994 , issued under clause (b ) of the Explanation to section 35 AC of the Income- tax Act, 
1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government had specified at serial number 5 construction of a 200 bedded hospital 
named as Nirmay Tirth , with mobile dispensaries at Sola , District Ahmedabad for providing free medical treatment 
including examination , dispensation of medicines, pre -operative diagnosis , surgical operations and post-operative care 
and providing beds and diet free of cost to patients admitted in the hospital and free stay for relatives of patients from 
distant places, by Shree Bhagawat Vidyapeeth , Krishna Dham , Sola, Ahmedabad , as an eligible project or scheme for a 
period of three years beginning with assessment year 1994 - 95 which was further extended vide S .O . 405 ( E ) dated 6th 
June , 1996 by a period of three more years commencing from the assessmentyear 1997- 98 . 

And wheresas the said project or scheme is likely to extend beyond six years ; 

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly , 
made a further recommendation under sub -rulc (5) of rule 11 M of the Income tax Rules, 1962 for specifying the said 
project or scheme for a further period of three years; 

Now , thereforc , the Central Government, In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) read with 
clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or 
project of construction of a 200 bedded hospital named as Nimay Tirth , with mobile dispensaries at Sola , District 
Ahmedabad for providing free medical treatment including examination , dispensation of medicines, pre -operative 
diagnosis, surgical operations and post-operative care and providing beds and diet free of cost to patients admitted in the 
hospital and free stay for relatives of patients from distant places,which is being carried out by Shree Bhagawat Vidyapeeth , 
Krishna Dham , Sola, Ahmedabad , at the estimated cost of rupees thirteen crores eighty one lakhs twenty five thousand 
only , as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with assessment year 2000 -2001 . 

__ [ No . 11129/ F. No . NC - 93/ 99 ] 
POMELA B . PRASAD , Director (National Committee ) 


[ भाग II - खण्ड 3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


+ 


+ 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 18 नवम्बर , 1999 
का . आ . 1144 ( अ. ). - जबकि आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत 
भारत सरकार , वित्त मंत्रालय की दिनांक 17 मार्च, 1997 को जारी अधिसूचना सं० सा० आ० 206 ( अ० ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने क्रम सं0 11 पर 
सनातन ऋषिकुल आश्रम सेवा ट्रस्ट, ग्राम बोक्समा , कोधिन्डा सम्बलपुर, उड़ीसा द्वारा ग्राम बोक्समा जिला सम्बलपुर, डाकखाना भोजपुर उपमंडल 
कोचिन्डा, उड़ीसा में एक स्कूल होस्टल के भवन के निर्माण , उपकरण उपलब्ध कराने तथा उसको सुसजित करने के लिए कर निर्धारण वर्ष 1997 
98 से आरंभ होने वाले अगले दो वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट किया था , जिसे सां० आ० सं . 
918 ( अ० ) दिनांक 29 - 12- 1997 के द्वारा एक वर्ष और अर्थात् निर्धारण वर्ष 1999 -2000 तक बढ़ाया गया था , 

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्ष से अधीक चलने की संभावना है , 

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है , आयकर 
नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम 5 के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को और एक वर्ष की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट 
करने की सिफारिश की है , 

अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ख के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए सनातन ऋषिकुल आश्रम ट्रस्ट सम्बलपुर, उड़ीसा द्वारा ग्राम दोक्समा, जिला सम्बलपुर, उड़ीसा में बनाए जा रहे स्कूल होस्टल भवन 
के निर्माण, उपकरण उपलब्ध कराने, सुसज्जित करने संबंधी स्कीम अथवा परियोजना को एक पात्र स्कीम अथवा परियोजना के रूप में कुल दस लाख रुपये की 
अनुमानित लागत पर निर्धारण वर्ष 2000 - 2001 के संबंध में और एक वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं० 11130 / फा०सं० रा०स० - 93 / 99 ] 

पोमिला बी० प्रसाद, निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 18th November, 1999 
S. O . 1144 ( E ).---- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance number S . O . 
206 ( E ) dated the 17th March , 1997, issued under clausc (b ) of the Explanation to section 35AÇ of the Income-lax Act, 
1961 ( 43 of 1961), the Central Government had specified at serialnumber 11 construction , equipments and furishing 
of building for a school hostel at Village Boxima, District Sambalpur, P. O . Bhojpur, Sub - division Kuchinda, Orissa, by 
Sanatan Rishikul Ashram Seva Trist, Village Boxma, Kuchinda, Sambalpur, Orissa ,as an cligible project or scheme for 
a period of two years beginning with assessment ycar 1997 -98 , which was further extended vide S .O . No. 918 ( E ) dated 
29th December, 1997 by a period of one more year in relation to assessmentyear 1999 - 2000 . 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years, 

And whereas theNational Committee,being satisfied that the said project or scheme is being executed properly , 
made a further recommendation under sub - rule ( 5) of rule IIMof the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said 
projcct or scheine for a further period of one year, 

Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) read with clause 
( b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961), hereby specifies the scheme orproject 
of construction , equipments and furnishing ofbuilding for a schoolhostel at Village Boxma, District Sambalpur, Orissa , 
which is being carried outby Sanatan Rishikul Ashram Seva Trust, Village Boxma, Kuchinda , Sambalpur, Orissa , at the 
estimated cost of rupees ten lakhs only , as an eligible project or scheme for a further period of one year in relation to 
assessment year 2000-2001 . 

INo . 11130/ F. No . NC - 93/ 99 ] 
POMELA B. PRASAD , Director ( National Committee) 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1999 
का . आ . 1145 ( अ. ). - जबकि आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ 
पठित उप धारा ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 2 जुलाई, 1996 को जारी , भारत सरकार , वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा . आ . 469 ( अ ) द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने क्रम संख्या 7 पर श्री हरी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट , 5/ ए, कृष्णा सोसाइटी , लॉ गार्डन के समीप एलिसब्रिज, अहमदाबाद द्वारा सचीना 
उप -पंचायत, ग्राम -हरीपुर , तालुक बिरमगाम, जिला- अहमदाबाद में सभी सुविधाओं सहित साजो - सामान के साथ वृद्ध आश्रम तथा नेत्र अस्पताल के 
निर्माण हेतुनिर्धारण वर्ष 1997 - 98 से आरम्भ होने वाली आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट 
किया था ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II . SEC. 3( ii )] 


और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्ष से आगे बढ़ने की संभावना है ; 

और जैसाकि राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने पर कि उक्त पात्र - परियोजना अथवा स्कीम समुचित रूप से निष्पादित की जा रही है , 
आयकर नियमावली 1962 के उपनियम 11 ड के उपनियम ( 5 ) के अधीन उक्त परियोजना अथवा स्कीम को और तीन वर्ष की अवधि के लिए 
विनिर्दिष्ट करने की एक बार पुन: सिफारिश की है । 

अब इस प्रकार केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ), की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा श्री हरी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एलिसब्रिज, अहमदाबाद द्वारा सचीना उप -पंचायत , 
ग्राम - हरीपुर, तालुक विरमगाम, जिला- अहमदाबाद, गुजरात में चलाए जा रहे वृद्ध आश्रम तथा नेत्र अस्पताल योजना स्कीम अथवा परियोजना को 
सभी सुविधाओं सहित साजो- सामान के साथ ( केवल सत्तासी लाख बावन हजार रुपए ) की अनुमानित लागत पर 
आरम्भ होने वाले और तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं० 11131 / फा०सं० रा. स. -93/ 99 ] 

पोमिला बी० प्रसाद, निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 18th November , 1999 
S . O . 1145 ( E). .. - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance number S . O . 
469( E ) dated the 2nd July, 1996, issued under clause ( b ) of the Explanation to section 35AC of the Income -tax Act , 
1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 7 construction , equipments with all amenities 
of Vrudhashram and Eyc Hospital at Sachina Sub -Panchayat, Village Haripur, Taluk Virmagam , District Ahmedabad , 
Gujarat, by Shri Hari Public Charitable Trust, 5 / A , Krishna Sociсty , Near Law Garden , Ellisbridge , Ahmedabad , as an 
cligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1997- 98. 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years, 

And whereas the National Committee .being satisfied that the said project or scheme is being executed properly , 
made a further recommendation under sub - rulc (5 ) of rule 11M of the Income-tax Rules. 1962 for specifying the said 
project or scheme for a further period of three years: 

Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) read with clause 
( b) of the Explanationto section 35AC of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), hereby specifies the scheme orproject 
of construction , equipments with all amenities of Vrudhashram and Eye Hospital at Sachina Sub -Panchayat, Village 
Haripur, Taluk Virmagam , District Ahmedabad , Gujarat, which is being carried out by Shri Hari Public Charitable 
Trust , Ellisbridge, Ahmedabad , at the estimated cost of rupees cighty seven lakhs fifty two thousand only , as an eligible 
project or scheme for a further period of three years beginning with assessment year 2000 - 2001. 

[ No . 11131/ F. No. NC - 93 /99] 
POMELA B . PRASAD Director (National Committce ) 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1999 
का . आ . 1146 ( अ. ).---- जबकि आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत 
जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की दिनांक 19 मई, 1997 की अधिसूचना सा . आ . 388 ( अ० ) द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने दि स्पास्टिक सोसायटी आफ तमिलनाडु सेन्टर फार स्पैशल एजूकेशन सामन टी०टी०टी० आई, तारामानी रोड़ चैन्नई द्वारा तमिलनाडू में स्पास्टन के 
शहरी केन्द्रों में स्पास्टिक बच्चों के लिए विशेष शिक्षा केन्द्रों में उपस्कर उपलब्ध करने सुसज्जित करने और चलाने के लिए इसे कर निर्धारण वर्ष 
1998 - 99 से आरम्भ होने वाले दो वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 15 पर विनिर्दिष्ट किया था ; 

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के दो वर्षों से आगे तक चलने की सम्भावना है , 

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से आयकर नियमावली 1962 के 
नियम 11 ड के उपनियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को और आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश 
की है , 

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि स्पास्टिक सोसायटी आफ तमिलनाडू, सेन्टर फार स्पैशल एजूकेशन सामने टी०टी०टी० आई., 
तारामानी, रोड़, चेन्नई द्वारा संचालित तमिलनाडू में स्पास्टिन के शहरी केन्द्रों के स्पास्टिक बच्चों के लिएविशेष शिक्षा केन्द्रों के लिए उपस्कर उपलब्ध 
कराने, सुसज्जित करने और चलाने की स्कीम अथवा परियोजना को मात्र पैंसठ लाख सड़सठ हजार रुपये की अनुमानित लागत पर कर निर्धारण वर्ष 
2000 - 2001 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 

- [ सं० 11132/ फा०सं० रा०स० - 93/99 ] 
पोमिला बी० प्रसाद, निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 


[ TT 11---ug 3 ( 1 ) ] 


भारत का राजपन : असाधारण 


2 


— L - Vom 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 18th November, 1999 
S . O . 114018 ). -- Whereas by notification of the Government of India m the Ministry of Finance number S .O . 
188 ( E ) dated the 19th May , 1997 , issued under clauso (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act. 
1961 ( + 1 of 1961). ilc ( entral Government had specilicd at serial number 15 cquipments. ſunishing and running or 
special education centres for spastic children at urban centres of SPASTN m Tamilnadı , by the Spastics Society of 
Tamil Nadu , Centre for SpecialEducalion . Opposito TTT.I . TaramaniRoad , Chemi, as an eligible project or scheme 
for a period of two years bcgiving with assessment year 1998 -00 

And u hereas the said project or scheme is likely to extend bevond livo verurs : 

And wlicrcas the National Committee . being satisfied that the said project or sclicme is being executed properly . 
made a further recommendation under sub -rule ( 5 ) of rulc UM of tlic Income- la Rules. 1902 for specifying the said 
projcct or scheme lor in further period of three years . 

Now , therefore, the Central Government, in excrcise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) read with clause 
(1 ) ol tlic Explanation to section 3 SAC oftlic licomc-lax Act. 1901 ( + or 1901), licrcby specifies the scheme or project 
ol equipments , furnishing and running of special cducation centres for spastic children alurban centres of SPASTN in 
Tamilnadu . which is being carried out by the Spastics Society of Tamil Nadu Centre for Special Education . Opposite 
T. T, 1 ,1 , Taramani Road , Chennai, at ilıc cstimated cost of nipous sixty live laklis sixty seven thousand only is an 
cligible project or scheme for a further period of dircc scars begingwith assessmentyear 2000 - 2001 

No 11132 /F No NC- 937991 
POMELA B . PRASAD , Director (National Commitice) 
अधिसूचना 

1 fc , 18 14 : 44 1999 
FT. 3IT. 1147( 37. ). -- 74 34f0f779 , 1961 ( 1961F143 ) GT FITET 35155 ) roulette # ( ) # 7192 ufort 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय 
( uge 14477 ) T 3Tf2777771 F . 71. 377. 206 ( 37) faizi 17 FLET, 1997 21 falsa CR FORETT Ě : -- 

उक्त अधिसूचना फ्रेंडशिप फाऊंडेशन ट्रम्ट , अहमदाबाद , गुजरात में संबंधित क्रम संख्या 8 में धारा 35 फ ग के अन्तर्गत कटौती के रूप में 
597519 Faring it fett TTY OF LOT 77. 1614 ( 4 ) 26 .28 MIG 7,90 TZI ZUT 97775 , FIT 47 50.00 Fare 47 .E N 
CATCH FTP 128 FFT ! HITT 

1TO 11133 / 470740 TO70 -93 /99 ) 

पीमेला बी० प्रसाद निदेशक, ( गष्ट्रीय समिति ) 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 18th November 1999 
S . O . 1117 ( E ). — In cxerciscol the powers conferred by sub - sectional ) rend will clause (b ) of the Explanation to 
section 35 AC of the Incoinc- Y Act . 1961447 of 1961), the Central Govermicul on the recommendations of the National 
Committee hereby amends the notilication of Government of India . Muistry of Finance ( Department of Revenue ) 
number S . О 2061E ) dated the 17111 March , 1997 as follows namely 

Inihe sand notilication ,in the Table against scrint mimber 8 relating to friendship Foundation Trust. Abmcdabad , 
Gujarat in column ( 4 ) sclating to mam amount of cost 10 beollowed as deduction under section 35AC . For words 
: nd figures " R4 26 28 laklis " thic words and figures " Rs 5000 lakhs shall be substituted 

INo 11173/ F , No, NC- 93 / 991 
POMELA B PRASAD . Director (NationalCommitice ) 


11 


7 


370619 


" 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


. 


1( 1016 || 


Puulait loneMultiC ol In .lu ! ! ? M1116 Kull V1.1 . pun . Vo l 

wie l utiliullor low w olle il l ull Hill s, D - 111 - 1106154 


